रजिस्ट्री संडीएल -33004/ 97 


REGD . NO. D . L . - 33004 /97 


मपाजपते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 -- उप - खंड ( i ) 
PART II --- Section 3 Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 303 ] 
No. 303 ] 

= - - = - 


- - - - - - -- - - - - - 
नई दिल्ली, शुक्रवार , जुलाई 25 , 1997 / श्रावण 3 , 1919 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25 , 1997 /SHRAVANA 3 , 1919 
= - = - = - = - = - = - = - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - 

वित्त मंत्रालय 


= - 


= - 


= - 


= 


- 


- - - - - - 


राजस्व विभाग 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997 

सं . 28 / 97 - सेवा कर 
सा . का . नि 416 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम , 1997 ( 1997 का 26 ) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त 
अधिनियम, 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 55 के खंड ( 41 ) के उप खंड ( ढ ) और ( ण ) में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के लागू होने की तारीख की 
नियुक्ति 1 अगस्त , 1997 कर दी गई है । 

[ फा . सं. बी -42 /8/ 97 - टी आर यू ] 

नवनीत गोयल, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th July , 1997 

No. 28 /97 -SERVICE TAX 
G . S . R . 416 (E ). - In exercisc of the powers conferred by section 88 of the Finance Act, 1997 ( 26 of 1997 ), the Central 
Government hereby appoints the 1st day of August , 1997 , as the date on which the service tax on taxable services specific in 
sub -clause , ( n ) and ( o ) of clause ( 4 ) of section 65 of the Finance Act . 1994 ( 32 of 1994 ) shall come into forcc . 

[ F. No. B. 43/ 8/97 -TRU] 
NAVNEET GOEL , Under Secy . 


1885 GI/97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (6 )] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997 

सं. 29 / 97 - सेवा कर 
भा . का . नि 417( अ ) - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 94 की उपधारा ( 1 ) के साथ पति उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994, को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( i ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम सेवा कर ( छठा संशोधन ) नियम , 1997 है । 

( ii ) ये । अगस्त, 1997 से प्रवृत्त होगी । 

2. सेवा करनियम 1994 में , नियम 2 उपनियम ( 1 ), खंड ( घ ) में उपखंड, ( iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत: स्थापित किये जाएंगे , 
अर्थात् : 

" ( xiv ) बाहय खान - पान प्रबंधक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में प्रत्येक बाह्य खान - पान प्रबधक जो किसी ग्राहक को 
प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल जारी करता है । 
( xv ) पण्डाल अथवा शामियाना ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में , प्रत्येक पण्डाल अथवा शामियाना ठेकेदार जो किसी 
ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल जारी करता है । 

[ फा . सं. बी - 43/ 8/ 97 - टी आर यू ] 

नवनीत गोयल , अवर सचिव 
टिप्पणी : भारत के राजपत्र असाधारण में सेवा कर, 1994 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 2/94 - सेवा कर , तारीख 28 - 9 -94 [ सा . का . नि, 546 ( अ ) , 

सारीख 28 - 9 -94 ] और का संशोधन अधिसूचना सं. 4/95 - सेवा कर, तारीख 28 - 6 - 95 [ सा. का . नि , 524 ( अ ), तारीख 28 - 6-- 95 ] 
अधिसूचना सं . 7/96 - सेवा कर , तारीख 31 - 10 - 96 [ सा . का . नि. 506 ( अ ), तारीख 31 - 10 - 96 ], अधिसूचना सं. 8/96 - सेवा कर, तारीख 
26 - 11 - 96 [ सा . का, नि , 541 ( अ ), तारीख 26 - 11 - 96 ] अधिसूचना सं. 15/97 - सेवा कर तारीख 25 - 4 - 97 [ सा . का . नि . 229 ( अ ), तारीख 
25- 4 - 97 अधिसूचना सं. 18/97 - सेवा कर, तारीख 6 - 6 - 97 [ सा . का . नि . 316 ( अ ), तारीख 6-- 2. 17 ], अधिसूचना सं . 20/ 97 - सेवा कर, 
सारीख 26 - 6- 97 [ सा. का . नि , 346 ( अ ), तारीख 26 - 6 - 97 ], अधिसूचना सं. 24/ 97 - सेवा कर, तारा 2 - 7 - 7 { सा , का. नि. 358 ( अ ), 
तारीख 2 -7 -97], और अधिसूचना मं. 27/ 97 -- मेवा कर, तारीख 11- 7 - 97 [ सा , का . नि . 386( अ ), तारीख 11 - 7 977 : 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th July, 1947 

No. 29/97- SERVICE TAX 
G . S .R . 417 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1), read with sub - section (2 ) of section 94 of the 
Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax 
Rules, 1994, namely : 

1. (1 ) These rules may be called the Service Tax (Sixth Amendment ) Rules, 1997 . 

( 2 ) They shall come into force on the 1st day of August, 1997 . 

2. In the Servicce Tax Rules , 1944, in rule 2, in sub -rule ( 1), in clause (d), after sub -clause (xiii ), the following sub 
clauses shall be inserted , namely :- -- 

" ( xiv ) in relation to services provided by an outdoor caterer, every outdoor caterer who raises the bill for services 
rendered to a client by such caterer ; 
( xv ) in relation to services provided by a pandal or shamiana contractor, every pandal or shamiana contractor who 
raises a bill for services rendered to a client by such contractor." 

[ F. No. B. 43/8/97- TRU] 
NAVNEET GOEL , Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : The Service Tax Rules , 1994 were published in the Gazette of India vide notification No. 2/ 94 -Service Tax , dlair , 

28 -6 - 94 [ G . S. R. 546 ( E), dated 28- 6- 1994 ] and were subsequently amended by notification No . 4/ 95 - Service Tax , dateti 
28- 6 - 95 [ G . S . R . 524( E ), dated 28 - 6 - 95 ], notification No 7 / 96 - Service Tax , dated 31- 10 - 96 , ( G . S. R. No . 506/ E ), dirted, 
31 - 10 - 96), notification No. 8/ 96- Sevice Tax, dated 26 - 11- 96 [ G. S. R. No . 541 ( E ), dated 26 - 11 - 97] notification No . 15 / 
97 - Service tax , dated 25 - 4 . 97 [ G . S. R. No. 229( E ), dated 25 - 4 - 97 ], notification No . 13/ 97 - Service tax , dated 6- 6- 97 
[ G . S. R. 316( E ), dated 6 - 6 - 97], notification No. 20 / 97 - Service tax , dated 26 - 6 - 97 [ G . S. R. 346 ( E ), dated 26- 6- 07 ], Insti 
fication No. 24 /97 -Service tax , dated 2 - 7-97 (G .S .R . 358 ( E ), dated 2 - 7 -97), and notification No. 27/97- Service tax , 
dated 11- 7- 97 [ G . S. R . 386( E), dated 11 - 7- 97 ]. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997 

सं. 30 / 97 - सेवा कर 
सा . का . नि 418( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, या 
समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी भी बाह्य खान - पान प्रबंधक द्वारा प्रदान की गयी करादेय सेवाओं पर उद्ग्रहणीय उतन 
सेवा कर से छूट देती है जो कि उक्त बाह्य खान - पान प्रबंधक ग्राहक से प्रभारित सकल रकम जिसके अंतर्गत खान - पान की सुविधाएं प्रदान की गई है , के 
पचास प्रतिशत पर लागू सेवा कर से अधिक है ; 

परन्तु यह छूट सिर्फ उन मामलों में लागू होगी जहां बाह्य खान - पान प्रबंधक भोजन भी प्रदान करता है और इसके लिए प्रस्तुत किया गया बिल 
इस बात का प्रतीक है कि इस बिल में भोजन के लिए ली गई रकम शामिल है । 

स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के लिए भोजन का अर्थ भरपूर तथा संतुष्टीदायक खाना है । 
2. यह अधिसूयना 1 अगस्त, 1997 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा. सं. बी -43/ 8/97- टी आ यू ] 

नवनीत गोयल, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th July , 1997 

No . 30 /97- SERVICE TAX 
G. S. R. 418 ( E ) : - In exercise of the powers conferred by section 93 of the Finance Act , 1994 (32 of 1994 the Central 
Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts taxable service provided by in 
outdoor caterer from so much of the service tax leviable on such caterer, as is in excess of the amount of service tax calculated 
on fifty per cent, of the gross amount charged from the client by such caterer for the services provided in relation to catering : 

Provided that the said exemption shall apply only in such cases where the outdoor caterer also provides food and th bill 
issued for this purpose indicates that it is inclusive of charges for supply of food . 

Explanation. --- For the purposes of this notification, the expression "food " means a substantial and satisfying meal. 
2. This notification shall come into force on the 1st day of August, 1997 . 


E. No. B- 43/8/97-TRU ] 
NAVNEET GOEL , Under Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC . 3 (i) ] 


- 


स 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997 

सं. 31 / 97 - सेवा कर 
सा . का . नि 419 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी भी बाहय खान - पान प्रबंधक द्वारा प्रदान की गयी करादेय सेवाओं पर उद्ग्रहणीय उतने 
सेवा कर से छूट देती है जो कि उक्त बाहय खान - पान प्रबंधक ग्राहक से प्रभारित सकल रकम जिसके अंतर्गत खान - पान की सुविधाएं प्रदान की गई हैं , के 
बीस प्रतिशत पर लागू सेवा कर से अधिक है ; 

परन्तु यह छूट सिर्फ उन मामलों में लागू होगी जहां बाह्य खान - पान की सेवाएं प्रदान करने वाला खान - पान प्रबंधक , किसी कार्यालय, फैक्ट्री या 
इसी तरह की स्थापना के परिसर में स्थित है तथा उक्त सेवा केषल उक्त परिसरों में ही प्रदान करता है । 
2. यह अधिसूचना 1 अगस्त , 1997 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं . बी - 43 /8/ 97 - टी आर यू ] 

नवनीत गोयल, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th July , 1997 

No. 31/ 97-SERVICE TAX 
G .S. R. 419 ( E ) : - In exercice of the pewers conferred by section 93 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ), the Central 
Governmentbeing satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts the taxable service provided by an 
outdoor caterer from so much of the service tax leviable on such caterer, as is in excess of the amount of service tax calculated 
on twenty per cent of the gross amount charged from the client by such caterer for the services provided in relation to catering : 

Provided that the said exemption shall apply only if the outdoor caterer providing catering services is located within the 
premises of any office, factory or similar establishments and is providing such services only within such premises. 

2 . This notification shall come into force on the 1st day of August, 1997 . 


[ F. No. B- 43 / 8/ 97 - TRU] 

NAVNEET GOEL , Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997 

सं . 32 / 97 - सेवा कर 
सा . का . नि 420 ( अ ). - वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस 
बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जन -हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा बाहय खान - पान प्रबंधक द्वारा खान - पान प्रबंधन के संबंध में दी जाने वाली 
करादेय सेवाओं के लिए ग्राहक से वसूल की जाने वाली कुल राशि पर उद्ग्रहणीय सेवा शुल्क से पूर्ण छूट देती है, यदि खान - पान सेवाएं प्रदान करने वाला 
बाहय खान - पान प्रबंधक किसी शैक्षणिक संस्थान अथवाकिसी चिकित्सा प्रतिष्ठान के परिसर के भीतर स्थित हो और वह केवल ऐसे परिसरों के अंदर ही 
ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा हो । 
2. यह अधिसूचना पहली अगस्त, 1997 को लागू होगी । 

[ फा . सं. बी - 43/8/ 97 - टी आर यू ] 

नवनीत गोयल , अवर सचिष 


[ भाग - खण्ड (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 25th July, 1997 

No . 32/97 -SERVICE TAX 
G. S. R. 420 ( E ) .---- In exercise of the powers conferred by section 93 of the Finance Act, 1994 ( 32of 1994), the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts taxable service provided by an 
outdoor caterer from of the service tax leviable on the gross amount charged from the client for services in relation to catering 
by such caterer if such caterer is located within the premises of any academic institution or medical establishment and is 
providing such services only within such premises. 
2 . This notification shall come into force on the 1st day of August, 1997. 

[ F. No. B43/ 8/ 97 -TRU] 

NAVNEET GOEL , Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997 


सं . 33 / 97 - सेवा कर 
सा. का . नि 421 ( अ ). - वित्त अधिनियम, 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस 
बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जन -हित में आवश्यक है, एतदद्वारा बाह्य खान - पान प्रबंधक द्वारा किसी ग्राहक को रेलवे ट्रेन में प्रदान की जाने 
पाली खनपान करादेय सेवाओं के लिए ग्राहक से वसूल की जाने वाली कुल राशि पर उदग्रहणीय सेवा शुल्क से छूट देती है । 
2. यह अधिसूचना पहली अगस्त, 1997 को लागू होगी । 

[ फा. से. बी - 43/ 8/97 - टी आर यू ] 

नवनीत गोयल, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th July, 1997 

No. 33/97-SERVICE TAX 
G .S . R . 421 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts taxable service provided by an 
outdoor catorer from the service tax leviable on the gross amount charged from a client in relation to catering service provided 
on a railway train to the client by such caterer. . 
2 . This notification shall come into force on the 1st day of August, 1997 . 

[ F. No . B - 43 / 8/ 97 - TRU] 

NAVNEET GOEL, Under Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जुलाई , 1997 

सं. 34 / 97 - सेवा कर 
सा . का . नि 422 ( अ ).- - वित्त अधिनियम, 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान 
हो जाने पर कि ऐसा करना जन -हित में आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार , एतदद्वारा पण्डाल अथवा शामियाना ठेकेदार द्वारा प्रदान की गयी करादेय सेवाओं पर 
उदग्रहणीय उतने सेवा कर से छूट देती है, जितना कि खान - पान प्रबंधक के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं सहित किसी प्रकार से पण्डाल अथवा 
शामियाना के संबंध में दी जाने वाली सेवाओं के लिए पण्डाल अथवा शामियाना ठेकेदार द्वारा ग्राहक से वसूल की जाने वाली कुल राशि के सत्तर प्रतिशत 
पर संगणित सेवा कर की राशि से अधिक हो । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II SEC . 3(i)] 


परन्तु यह उक्त छूट केवल ऐसे मामलों में लागू होगी जहां पण्डाल अथवा शामियाना ठेकेदार खान - पान संबंधी सेवाएं भी प्रदान करता है अर्थात् 
भोजन सप्लाई करता है और इस प्रयोजन के लिए जारी बिल में खान - पान संबंधी सेवा का प्रभार भी शामिल होता है । 
स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति “ भेजन " का अर्थ पर्याप्त और संतुष्टीकारक भोजन से है । 
2. यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1997 से को लागू होगी । 

[ फा . सं. बी - 43 / 8/97 - टी आर यू ] 

नवनीत गोयल, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th July , 1997 

No . 34 /97- SERVICE TAX 
G .S.R . 422 (E ) . - In exercise of the powers conferred by section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts taxable service provided by a 
pandal or shamiana contractor from so much of the service tax leviable on such contractor , as is in excess of the amount of 
service tax calculated on seventy per cent. of the gross amount charged from a client by such contractor, for the services 
provided in relation to a pandal or shamiana in any manner , including services rendered as a caterer : 

Provided that the said exemption shall apply only in such cases where the pandal or shamiana contractor also provides 
catering services, that is , supply of food and the bill issued for this purpose indicates that it is inclusive of charges for catering 
service . 

Explanation . — for the purposes of this notification , the expression " food " means a substantial and satisfying meal. 
2 . This notification shall come into force on the 1st day of August , 1997. 


[ E. No . B43/ 8/ 97 - TRU] 
NAVNEET GOEL , Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997 

सं . 35 / 97 - सेवा कर 


सा . का. नि 423 ( अ ). - वित्त अधिनियम, 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , इस 
बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जन -हित में आवश्यक है, एतदद्वारा खान - पान प्रबंधक के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं सहित किसी 
प्रकार से पण्डाल अथवा शामियाना के संबंध में किसी ग्राहक को पण्डाल अथवा शामियाना ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली कराधेय सेवा के मूल्य पर सेवा 
कर की लेवी से छूट देती है, यदि पण्डाल अथवा शामियाना ठेकेदार के कारोबार का क्षेत्र किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो और ऐसा ठेकेदार ऐसे क्षेत्र के भीतर 
कार्य कर रहा हो । 

व्याख्याः - इस अधिसूचना के प्रयोजनो के लिए, अभिव्यक्ति " ग्रामीण क्षेत्र " का आशय किसी गांव में शामिल क्षेत्र और इसमें किसी कस्बे में 
शामिल क्षेत्र भी आता है जिसकी आबादी बीस हजार या किसी ऐसी संख्या से अधिक न हो जिसे केन्द्रीय सरकार समय - समय में विनिर्दिष्ट करे । 

2. यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1997 से प्रवृत्त होगी । 


[ फा . सं. बी - 43/ 8/ 97 - टी आर यू ] 

नवनीत गोयल , अवर सचिष 


[ 41 II - U 


3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th July , 1997 

No. 35 /97- SERVICE TAX 
G .S . R . 423 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by section 93 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ), the Central 
Governmentbeing satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts the taxable service provided by a 
pandal or shamiana contractor from the levy of service tax on taxable service rendered by such contractor to a client in relation 
to a pandal or shamiana in any manner , including the services rendered as caterer, if the place of business of such contractor is 
located in a rural area and such contractor is operating within such area. 

Explanation . For the purposes of this notification , the expression " rural areas "mean the area comprised in any village, 
and includes the area comprised in any town , the population of which does not exceed twenty thousand or such other figure as 
the Central Government may specify from time to time. 

2 . This notification shall come into force on the 1st day of August, 1997 . 


[ F .No .343/8 /97- TRU ] 
NAVNEET GOEL , Under Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhl- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


